रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/99 


REGD. NO . D . L.- 33004/99 


CHAUR 


ius 


MIRE 


PLES 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii ) 
PART II — Section 3 — Sub -section (ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 1554] 
No. 1554] 


नई दिल्ली , बृहस्पतिवार , जून 1 , 2017 / ज्येष्ठ 11 , 1939 
NEW DELHI , THURSDAY, JUNE 1 , 2017 /JYAISTHA 11 , 1939 


xgealy ; 

vfk puk 

नई दिल्ली, 19 अप्रैल, 2017. 
dhwk 175 / केन्द्रीय सरकार, सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 (1968 का 47 ) की धारा 141 द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए सीमा सुरक्षा बल नियम , 1969 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है , 
अर्थात् : - - 
1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सीमा सुरक्षा बल ( संशोधन ) नियम, 2017 है । 

(2 ) ये इनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
2. सीमा सुरक्षा बल नियम , 1969 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है ) के नियम 16 में , - - 

( क) उपनियम (7) में , निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा , अर्थात् : 
___ " परंतु किसी प्रषिक्षण संस्था को कमांड करने वाला उप महानिरीक्षक के रैंक से अन्यून कोई अधिकारी स्टॉफ के एक या 
अधिक अधिकारियों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा, जो सैनानी की अनुशासनिक शक्तियों का उन व्यक्तियों की बाबत , जो अपनी 
संबंधित प्रषिक्षण संस्थाओं से संबंध रखते हैं या उनमें टुकड़ी का कार्य कर रहे हैं , प्रयोग करेंगे ;" 
( ख ) स्पष्टीकरण में , " उपनियम ( 2) " शब्द, कोष्ठक और अंक के पश्चात् " उपनियम (5)" और " उपनियम (7) ” शब्द , 

कोष्ठक और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे । 
3. उक्त नियमों के नियम 51 के उपनियम (3 ) के खंड (i) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् : - - 

"(i) आरोपों को उनके लिए कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात् खारिज करना;" 
4. उक्त नियमों के नियम 51क के उपनियम (3) के खंड (i) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा , अर्थात् : - - 

"(i) आरोपों को उनके लिए कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात् खारिज करना;" 
5. उक्त नियमों के नियम 59 में " मुख्य विधि अधिकारी या ” का लोप किया जाएगा । 
6. उक्त नियमों के नियम 121 में "मुख्य विधि अधिकारी ” शब्दों के पश्चात् " या अपर मुख्य विधि अधिकारी " शब्द अंतःस्थापित 

किए जाएंगे । 
7. उक्त नियमों के नियम 176क के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् : - - 


3497 GI/ 2017 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC. 3 (ii )] 


Ed- virurkvispsouh(1 ) महानिदेशक द्वारा अधिकारियों की दषा में ठीक और पर्याप्त कारणों से 
अप्रसन्नता या चेतावनी अधिरोपित की जा सकेगीः 

परंतु ठीक और पर्याप्त कारणों से उप महानिरीक्षक के रैंक तक के अधिकारियों की दशा में चेतावनी विषेष 
महानिदेशक के रैंक के अधिकारी द्वारा अधिरोपित की जा सकेगी: 

परंतु यह और कि विषेष महानिदेषक , यदि आवष्यक समझे तो महानिदेषक द्वारा चेतावनी जारी करने की सिफारिष 
कर सकेगा । 

(2) अधीनस्थ अधिकारियों की दषा में ठीक और पर्याप्त कारणों से अप्रसन्नता या चेतावनी महानिरीक्षक और उससे ऊपर 
के रैंक के किसी अधिकारी द्वारा अधिरोपित की जा सकेगी । 

( 3) जब सक्षम प्राधिकारी, यथास्थिति, अप्रसन्नता या चेतावनी अधिरोपित करने का प्रस्ताव करे तो बल के सदस्य को 
उससे सूचित किया जाएगा और प्रस्तावित कार्रवाई के विरुद्व हेतुक उपदर्षित करने का अवसर प्रदान किया जाएगा, सिवाय जब 
सक्षम प्राधिकारी का कारणों को लेखबद्ध करते हुए यह समाधान हो जाए कि हेतुक उपदर्षित करने का अवसर प्रदान करना 
समीचीन या युक्तियुक्त रुप से व्यवहार्य नहीं है । 

( 4) यदि बल के सदस्य के प्रत्युत्तर को सक्षम प्राधिकारी द्वारा असमाधानप्रद माना जाए तो ऐसा प्राधिकारी अपनी 
अप्रसन्नता या चेतावनी से संसूचित कर सकेगा । " 

[ फा . सं. 1 / 4 / 2013 / सीएलओ / सी . सु.ब.] 

प्रशान्त निकम, निदेशक ( कार्मिक ) 
in Mi . k : मूल नियम, भारत के राजपत्र में का . आ . सं. 2336, तारीख 9 जून , 1969 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और 

पश्चात्वर्ती रुप से निम्नलिखित द्वारा संबोधित किए गए : - - 
का . आ . सं. 1362, तारीख 7 अप्रैल, 1970; 
का . आ . सं. 4034, तारीख 21 अक्तूबर, 1971 ; 

का . आ . सं. 5087, तारीख 6 नवंबर, 1971 ; 
(iv ) का . आ . सं . 329 ( अ ), तारीख 29 अप्रैल, 1981 ; 

का . आ . सं. 155, तारीख 01 मार्च, 1983; 
(vi) का. आ. सं. 187 (अ), तारीख 23 मार्च, 1984 ; 
(vii) का . आ . सं. 436( अ ), तारीख 29 मई, 1990 ; 
(viii) का . आ . सं. 188( अ), तारीख 13 मार्च, 1993; 
(ix ) का. आ . सं. 1040, तारीख 25 मार्च, 1996; 

का. आ . सं . 1686, तारीख 31 मई , 1996 ; 
(xi) का . आ . सं. 166, तारीख 14 जनवरी, 1998 ; 
( xii ) का. आ . सं . 55( अ), तारीख 01 फरवरी , 1999; 
(xiii) का. आ . सं. 544, तारीख 15 फरवरी , 2002 ; 
( xiv ) का. आ . सं. 1644, तारीख 08 मई , 2002; 
( xv ) का . आ . सं. 1866 , तारीख 27 जून, 2003; 
( xvi) का . आ . सं. 2032, तारीख 09 जुलाई, 2003 ; 
( xvii ) का. आ . सं. 3678, तारीख 06 सितम्बर , 2006 ; 
( xviii) का . आ . सं. 2628( अ), तारीख 25 नवंबर, 2011; और 
( xix ) का . आ . सं. 2755 ( अ), तारीख 06 नवम्बर , 2012 | 


(iii) 


[ HT1 II - QUS 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


MINISTRY OF HOME AFFAIRS 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 19 April, 2017 
S . O . 1757 ( E ). — In exercise of the powers conferred by section 141 of the Border Security Force Act, 1968 
(47 of 1968), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Border Security Force 
Rules, 1969, namely : 
1. (1) These rules may be called the Border Security Force (Amendment) Rules, 2017. 

(2) They shall come into force on the date of their publication in the officialGazette . 
2 . In the Border Security Force Rules, 1969, (hereinafter referred to as the said rules ), in rule 16 , – 
( a ) in sub -rule (7),the following proviso shall be inserted , namely : 

“ Provided that an officer not below the rank of Deputy Inspector General commanding a training 
institution may specify one or more officers of the staff who shall exercise the disciplinary powers of a 
Commandant in respect of persons belonging to or doing detachment duty at their respective Training 

Institutions." ; 
(b ) in the Explanation , after the word , brackets and figure, “ sub - rule (2 )” , the words , brackets and figures “ , 

sub - rule (5 ) and sub- rule (7 )” shall be inserted . 
3 . In the said rules, in rule 51, in sub -rule (3 ), for clause (i), the following clause shall be substituted , namely : 

“ (i) dismiss the charge after recording the reasons therefor;" 
4 . In the said rules, in rule 51A , in sub -rule (3), for clause (i), the following clause shall be substituted, namely : - 

“ (i) dismiss the charge after recording the reasons therefor;" 
5 . In the said rules, in rule 59, the words “ Chief Law Officer or a ” shall be omitted . 
6 . In the said rules, in rule 121, after the words “ the Chief Law Officer” , the words, “ or Additional Chief Law 

Officer,” shall be inserted . 
7. In the said rules, for rule 176A , the following rule shall be substituted, namely: 

“ 176A . Displeasure and warning . - (1 ) Displeasure or warning in the case of officers, for good and 
sufficient reasons, may be imposed by the Director General: 

Provided that warning in case of officers up to the rank of Deputy Inspector General , 
for good and sufficient reasons, may be imposed by an officer of the rank of Special Director 
General: 

Provided further that the Special Director General may, if he deems necessary, 
recommend the issuance of warning by the Director General. 
Displeasure or warning in the case of subordinate officers, for good and sufficient reasons, may 
be imposed by an officer of the rank of Inspector General and above . 
When the competent authority proposes to impose displeasure or warning, as the case may be , the 
member of the Force shall be so informed and given an opportunity to show cause against the 
proposed action exceptwhen competent authority is satisfied that , for the reasons to be recorded 

in writing, it is not expedient or reasonably practicable to give opportunity of showing cause . 
(4 ) If reply of the member of the Force is considered unsatisfactory by the competent authority , such 
authority may convey his displeasure or warning.” 

[F . No . 1/4 /2013/ CLO /BSF ] 
PRASHANT NIKAM , Director (Pers.) 


(2 ) 


Foot Note : The principal rules were published in Gazette of India , vide number S .O . 2336 , dated the 9th June , 1969 and 
subsequently amended by : 

(i) S .O . 1362 dated the 07th April , 1970 ; 
( ii) S.O . 4034 dated the 21st October , 1971; 
( iii ) S.O . 5087 dated the 06th November, 1971; 
( iv ) S.O . 329(E ), dated the 29th April, 1981; 

S .O . 155 dated the 01st March , 1983 ; 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3 ( ii) 


(viii) 


(vi) S .O . 187 (E ), dated the 23rd March , 1984 ; 
(vii ) S.O . 436 (E ), dated the 29th May , 1990 ; 

S. O . 188 ( E ), dated the 13th March , 1993 ; 
(ix ) S .O . 1040 dated the 25th March , 1996 ; 
(x ) S.O . 1686 dated the 31st May, 1996 ; 
(xi) S.O . 166 dated the 14th January , 1998 ; 
(xii) S.O . 55 (E ), dated the 01st February , 1999; 
(xiii ) S.O . 544 dated the 15th February, 2002; 
(xiv ) S . O . 1644 dated the 08th May , 2002 ; 
(xv ) S .O . 1866 dated the 27th June, 2003; 
(xvi) S . O . 2032 dated the 09th July , 2003 ; 
(xvii ) S.O . 3678 dated the 06th September, 2006 ; 
(xviii) S .O . 2628 (E ), dated the 25th November, 2011; and 
(xix) S.O . 2755(E ), dated the 06th November, 2012 . 


RAKESH SUKUL Digita 


Digitally signed by RAKESH SUKUL 
Date : 2017.06 .02 22:31:37 + 05 30 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


